PART i] 


HARYANA GOVT GAZ., MAY, 25 1982 (jYST. 4, 1904 SAKA ) 


120 


दिनांक 8 अप्रैल , 1982 


क्रमांक 398 - ज (I ) -8212302.-- पूर्वी पंजाव युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया 
गया है और उसमें आज तवः संशोधन किया गया है) की धारा . 2 (ए )( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते 
हरियाणा के राज्यपाल श्री राधा सिंह, पुत्र श्री बेगा सिंह, गांव कलारपर, तहसील नारायणगढ़ , जिला अम्बाला को रबी, 1973 से खरीफ , 
1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से . 300 रुपये वापियः कीमत वाली यद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष 
प्रदान करते हैं । 


- 


- 


दिनांक 9 अप्रैल , 1982 


क्रमांक 410- ज- I- 82/12423- श्री दमोदर दास, पुत्र श्री गोपाल दास, य ० नं 0 7568, वार्ड नं. 4, अम्बाला, तहसील व जिला 
अम्बाला की दिनांक 27 सितम्बर, 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल,पूर्वी पंजाव युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के 
अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दमोदर दास को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब /हरियाणा 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 10982- जे - एन.- II1- 65/10386, दिनांक 10 दिसम्बर, 1965 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-बार 
III - 70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती इन्द्र देवी के नाम रबी , 1981 से 
300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


दिनांक 15 अप्रैल, 1982 


. 


क्रमांक 547-ज ( II )-82 /12784.- पूर्वी पंजाव युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री रतन सिंह, पुत्र श्री हरके राम, गांव हलालपुर , तहसील व जिला सोनीपत को रवी, 

1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी 
* गई शर्तों के अनुसारसहर्ष प्रदान करते हैं । 


T 


क्रमांक 521 -ज ( II) -82/12788.--- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री बलबीर सिंह, पुत्र श्री हरी राम, गांव कीड़ोली , तहसील वहादुरगढ़, जिला रोहतक को रबी , 
1973 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तया रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई 
शर्तों के अनुसार सहष प्रदान करते हैं । 


दिनांक 16 अप्रैल , 1982 


क्रमांक 1626-ज-(1 )-81/12983.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती रामरखी, विधवा श्री सुख राम दास , गांव कुलाडपुर, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला को 
खरीफ, 1972 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रवी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी 
गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


दिनांक 19 अप्रैल , 1982 


क्रमांक 402-ज ( I)-82/13169.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( ए ) तथा 3( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती सन्त कौर, विधवा श्री दयाल सिंह , गांव लाहा, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला 
को रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


